निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 श्रावण 1939 ( श ) 
( सं0 पटना 670 ) पटना , सोमवार , 31 जुलाई 2017 


सं0 08 / आरोप - 01- 330 / 2014 सा0प्र0 - 8254 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

7 जुलाई 2017 
श्री राज किशोर प्रसाद, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक - 358 / 11 के विरूद्ध अपर समाहर्ता, अरवल के पदस्थापन 
काल में भू - हदबंदी अपील के निष्पादन में अनियमितता बरतने के आरोपों पर कार्रवाई हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार 
विभाग के पत्रांक 650 दिनांक 10.06.2016 द्वारा अनुशंसा प्राप्त हुई । विभागीय पत्रांक 10317 दिनांक 27.07.2016 द्वारा 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से आरोप, प्रपत्र - क उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया । राजस्व एवं भूमि सुधार 
विभाग द्वारा आरोप , प्रपत्र - क (जिला पदाधिकारी , अरवल के पत्रांक 615 दिनांक 18.10 .2016 प्रेषित आरोप, प्रपत्र - क ) 
उपलब्ध कराया गया, जिससे स्पष्ट हुआ कि श्री प्रसाद ने भू - हदबंदी अपील वाद संख्या - 13 / 2004 - 05 , 26 / 2011, 
28 / 2011, 30 / 2011 एवं 31 / 2011 की सुनवाई में सरकार के पक्ष / सरकारी अधिवक्ता के पक्ष से अवगत हुए बिना 
ही एक पक्षीय आदेश पारित करते हुए मामले में सन्निहित भूमि को भू – हदबंदी से मुक्त कर दिया । 

___ 2. तदनुसार विभागीय स्तर पर पुनर्गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप , प्रपत्र - क की 
प्रति संलग्न करते हुए पत्रांक 3478 दिनांक 24 .03. 2017 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की मांग की गयी । इस क्रम में 
श्री प्रसाद द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु कतिपय अभिलेख ( भू - हदबंदी अपील अभिलेख ) की सत्यापित प्रति 
उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया । जिसके आलोक में पत्रांक 5263 दिनांक 03.05.2017 से श्री प्रसाद द्वारा याचित 
कागजात उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी अरवल से अनुरोध किया गया । इसी बीच अपर सदस्य राजस्व पर्षद 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 31 जुलाई 2017 
बिहार, पटना के पत्रांक - 1249 दिनांक 18.05. 2017 द्वारा भी श्री प्रसाद के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की 
अनुशंसा प्राप्त हुई । आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में वृहद जाँच की आवश्यकता पायी गयी । 

3. अतएव सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि श्री राज किशोर प्रसाद, बि0प्र0से0 , कोटि 
क्रमांक - 358 / 11 ( सम्प्रति सेवानिवृत) के विरूद्ध गठित उक्त आरोपों की वृहद जाँच बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के 
नियम 43 / बी0 के तहत करायी जाय । इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार , 
पटना एवं उपस्थापन / प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी समाहर्ता, अरवल द्वारा मनोनीत पदाधिकारी होंगे । 
4. श्री प्रसाद से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रख 

के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा की 
संचालन पदाधिकारी अनुमति दें उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होगें । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया 
जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राम बिशुन राय, 
सरकार के अवर सचिव । 


अपना 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 670 - 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


